L 


रजिस्ट्री संडी एल - 33004/97 


FDI NOID. L .- 33004 / 97 


PRAGeNo D E-30497 
भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


सत्यमेव जयते 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग - खण्डन 
PARTI - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- : " : 


: - - - -- 


सं० 25 ] 
No. 25 ] 


नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , जनवरी 29, 1998 / माघ १, 1919 
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 29 , 1998/MAGHA 9 , 1919 


. 


- - - - 


- - - .. 


उद्योग मंत्रालय 
( औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 29 जनवरी , 1998 


सं. 11 ( 1 )/98- डीबीए- II. - केन्द्र सरकार, भारत सरकार के पूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के समय - समय पर यथा संशोधित दिनांक 
27 जुलाई 1971 के भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग -1, खंड -1 में यथा प्रकाशित दिनांक 23 जुलाई, 1971 की अधिसूचना सं. 6/ 26 /71- आई. सी . अर्थात् 
परिवहन राजसहायता योजना 1971 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है : 


1, " प्रारंभ और उसकी अवधि " शीर्षक के तहत उक्त योजना के पैरा - 2 के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए : -- 


" तथापि, यह योजना पूर्वोत्र क्षेत्र के लिए 31 मार्च 2007 तक लागू रहेगी । " 


2. उक्त योजना के पैरा 6 के उप पैरा ( 12 - क ) के बाद निम्नलिखित उप - पैरा (12- ख ) जोड़ा जाए , अर्थात् : 


"पूर्वासर विकास वित्त निगम ( एन ई डी एफ आई ) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए राज्य स्तर समिति की सिफारिशों के आधार पर उक्त 
योजना की मौजूदा शर्तों के अनुसार परिवहन राजसहायता राशि जारी करने के लिए एक केन्द्रीय अभिकरण के रूप में कार्य करेगा । " 


श्रीमती प्रतिभा करन , संयुक्त सचिव 


259GI/ 97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I — Sec . 1] 


MINISTRY OF INDUSTRY 
( Department of Industrial Policy & Promotion ) 


. 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 29th January , 1998 


No. 11(1)/98 -DBA - II. — The Central Government hereby makes the following further amendment in the Notification 
of the Government of India in the erstwhile Ministry of Industrial Development Notification No. 6 /26 /71- IC , dated 23rd July , 
1971, namely , the Transport Subsidy Scheme, 1971 as published in the Gazette of India Extraordinary Part 1, Section 1, dated 
27th July, 1971, as amended from time to time:- - 


1. In para 2 of the said Scheme under the heading " Commencement and Duration " , the following shall be added at the 


end : 


ILT1 


" The Scheme shall , however , remain in operation till 31st March, 2007 for the North - Eastern Region " . 


2 . In para 6 of the said Scheme, after sub -para (xii - a ) the following sub -para (xii -b ) shall be inserted namely : 


" The North East Development Financial Corporation (NEDFI) shall act as a nodal agency for release of transport 
subsidy on the basis of the scommendations of the State Level Committee, for the North East Region , as por 
existing terms & conditions of the said Scheme. " 


SMT. PRATIBHA KARAN , Jt. Secy . 


Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, Now Dolhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Dolhi- 110054 — 1998 


